निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन 1934 ( NO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 7 मार्च 2013 


( सं0 पटना 204) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 


13 जुलाई 2012 


सं0 4लेखा -39/2006 -1863 /वि०स० — वित्त विभाग के संकल्प सं० - 3ए- 2 - वे०पु० - 19/09 - 02 /वि० , पटना, दिनांक 


02. 01 .2010 के आलोक में श्रीमती पूनम सिन्हा प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान - सभा को दिनांक 01. 04. 2012 से उनके 


प्रशार 


मूल वेतन का 20 % ( बीस प्रतिशत ) की दर से मकान किराया भत्ता भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


अनिल कुमार जायसवाल , 


अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 204-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


